N 


REGISTERED NO , D . (D .N .) 127 


APURNA 


. . . 


रजिस्ट्री सं . डी . (डो . एन .)-127 


. 


614 


1 . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


: 


. 


HA 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


... 


. 


. " 


. 


. 


. 


: 


- . . 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


- भाग II - खण्ड 3 - उप -खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 


- 






TV 


. . . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 234] 
No . 234 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, -1087/ वैशाख 16, 1009 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 6 , 1987/ VAISAKHA 16 , 1909 


. . . ..... 


. - 


- 


- - - 


- 


-- 


. ... .. . ..... . .. ................... . . . .. ...... 


- - 


- 


- 


-- 


. . . 


man 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


. . 


. 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate- Paging is given to this part in order that it may be filed as 

a separate compilation 


2 


. 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1987 

अधिसूचना 
सा . का . नि . 460 ( अ ) : --पेट्रोलियम नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप 
जिसे केन्द्रीय सरकार , पैट्रोलियम अधिनियम , 1934 ( 1934 का 30 ) की धारा 4, धारा 5 की उपधारा ( 2); धारा 14 की 
उपधारा ( 2), धारा 21 , धारा 22 और धारा 29 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना 
चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) की अपेक्षानुसार ऐस सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित 
किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना 
के जनता को उपलब्ध करा दिये जाने की तारीखं से पैतालीस दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जायेगा । 

किन्हीं ऐसे प्राक्षेपों या सुझावों पर , जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति 
से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 


. . 


. 


1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम पैटोलियम ( . . : संशोधन ) नियम , 1987 है । 


नाTTTTTTA 


1 पद 


. 


. 


. . 


. . 


200 GI87 


. 


. 


. . 


.. . 


. 


. . 


" 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II _ SEC. 3(i)] 
2. पैट्रोलियम नियम, 1976 के (जिन्हें इसन इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) नियम 3 के उपनियम ( 4) में 
" संघ के रक्षा बलों को परिदत्त या भेजे गये पैट्रोलियम को लागू नहीं होगी ” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे 
जायेंगे , अर्थात् : 

“ संघ के रक्षा बलों को परिदत्त या भेजे गये पैट्रोलियम को और टेंक यान से कन्टेनरों में निस्तारण के लिये प्ररूप 
16 में अनज्ञप्ति धारक व्यक्ति को मिटटी के तेल ( पैट्रोलियम वर्ग ख ) के परिदान या भेजे जाने को लागू नहीं होगी : 

परन्तु यह तब जब कि मिट्टी का तेल भेजने वाले व्यक्ति ने अपना सामाधान कर लिया है कि उस व्यक्ति ने, जिस 
मिट्टी का तेल 2500 लिटर या उससे कम के लाटों में कन्टेनरों में अविलम्ब निपटान के लिये भेजा जाता है, पूर्व व्यवस्थाएं 
• कर ली हैं । । 


. .. . 


.... . 


FIRSE 


CATE . TAR 


: ..क 


था 


ल 


. 


. 


. 


... . . 


HOTE : 
. . . HATTI 


. 


. 


. : 


- : 


... 


RC७ 


: 


3. उक्त नियमों के नियम 143 के उपनियम ( 2 ) में , "प्ररूप 8 . में दिया जायेगा " शब्दों और अंक के पश्चात् 
" और यंत्रचालित यानों से कन्टेनरों में मिट्टी के तेल (पेट्रोलियम वर्ग ख ) के निस्तारण के लिये प्ररूप 8-क में किया 
जायेगा । " 


4. उक्त नियमों के नियम 144 के उपनियम ( 1 ) में , “प्ररूप 3 या g " शब्दों और अंकों के स्थान पर " प्ररूप 
3, 9 या 15 " शब्द और अंक रखे जायेंगे । 

5. उक्त नियमों के नियम 145 के उपनियम ( 2 ) में , “ नक्शे की एक तत्समान प्रति " शब्दों के पश्चात् “प्ररूप 16 
में अनुज्ञप्तिः के मामले को छोड़कर " शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे । 

6. उक्त नियमों के नियम 148 के उपनियम ( 3 ) (i ) में , -- 
(i) " प्ररूप 7 में , और " शब्दों और अंक के स्थान पर "प्ररूप 7 में, " शब्द और अंक रखे जायेंगे ; 
(ii) "प्ररूप 8 में " शब्दों और अंकों के पश्चात और यदि अनुज्ञप्ति कन्टेनर में यंत्र चालित यानों से मिट्टी के 
७ तेल ( पैट्रोलियम वर्ग ख ) के निस्तारण के लिये मंजूर की गई है तो " प्ररूप 8-क में " शब्द, कोष्ठक , अक्षर और 

. अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे । 

7. उक्त नियमों के उपनियम 149 के उपनियम ( 4 ) में , "प्ररूप 8 " शब्द और अंक के स्थान पर, “यथास्थिति , 
प्ररूप 8 या प्ररूप 8-क " शब्द , अंक और अक्षर रखा जायेगा । 

8. उक्त नियमों की प्रथम अनुसूची में , खंड 7( क ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित 
किया जायेगा, अर्थात : 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. . . 


3 


. 


-- -- 


- 


-- - - - - 


- - 


" 7( ख ) 16 कन्टेनरों में यंत्र चालित यानों से 

विस्फोटक नियंत्रक 

प्रत्येक कलेंडर वर्ष या उसके भाग के 
मिट्टी के तेल ( पैट्रोलियम वर्ग . 

लिये 100/- रुपये । 
( ख ) के निस्तारण के लिये 
. 9. द्वितीय अनुसूची में , -- 
(i) प्ररूप 8 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् : -- 

" प्ररूप 8 - क 

( नियम 143, 148 और 149 देखिए ) 
कन्टनरों में यंत्र चालित यानों से मिट्टी के तेल (पैट्रोलियम वर्ग ख ) के निस्तारण के लिये अनुज्ञप्ति के मंजूर 
संशोधन/ नवीकरण के लिये आवेदन 

उत्तर इस स्तम्भ में दिये जायें 
1. आवेदक का नाम : 

आवेदक की आजीविका 

आवेदक का पूरा डाक पता । 
2. उस यान की विशिष्टियां, जिसमें मिट्टी के तेल 

(पैट्रोलियम वर्ग ख ) का परिवहन किया जायेगा : 


भाग II - खण्ड (i) 


भारत का राजपत्र असाधारण 


-r 


- 


- 


- 


- 


amod 
- 


- 1. रजिस्ट्रीकरण सं . 

2. पैट्रोलियम नियम, 1976 के अधीन अनुज्ञप्ति सं . 
3. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता 

4. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता 
3. वह कार्य क्षेत्र, जिसके लिये अनुज्ञप्ति की अपेक्षा है : --- 


__ _ 


. 


( 1 ) 


( 2) 


जिला 
शहर/ नगर 
ग्राम/ गली / 
मार्ग थाना 


4. उस परिसर का अवस्थान, जहां मिट्टी के तेल के .. 

कन्टेनर भंडारित किये जायेंगे : 
नगर निगम 
पंचायत सं . अधिभोगी का नाम और पता : 


1 


5 . क्या आवेदक तेल कम्पनी का अभिकर्ता ब्यौहारी 

नियुक्त किया गया है ? यदि हां , तो कृपया तेल 
कम्पनी का नाम और निर्देश सं . तथा नियुक्ति 

की तारीख लिखें । 
मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि विशिष्टियों की मैंने जांच पड़ताल कर ली है और वे सही हैं तथा मैं, उस अनुज्ञप्ति 
के निबन्धनों और शर्तों का पालन करूंगा , जो मुझे दी जायेंगी । 

आवेदक के हस्ताक्षर 
आवेदन की तारीख : 
टिप्पण - - 1. यदि आवेदन कंपनी की ओर से किया जाता है तो प्रबन्धक या अभिकर्ता का नाम दिया जाना चाहिये 

और आवेदन उसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये । प्रबन्धक या अभिकर्ता होना चाहिये । प्रबन्धक या 
- अभिकर्ता के नाम · में प्रत्येक परिवर्तन तुरन्त संसूचित किया जाना चाहिये और उसके नमूना हस्ताक्षर 
- अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास फाइल किये जाने चाहिये । 
2. आवेदन दो कार्यक्षेत्रों से अधिक के बारे में नहीं किया जायेगा और मिट्टी के तेल का निस्तारण एक 
... समय में निश्चित क्षेत्र में ही किया जायेगा । " 
(ii ) प्ररूप 15 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा . अर्थात : - - 


प्ररूप 10 


- 


- 


- .. 


-. - 


- 


. 


. 


( प्रथम अनुसर्च 

दखिए ) . . . 
कन्टेनरों में यंत्र चालित यान से मिट्टी के तेल ( पैट्रोलियम वर्ग ख ) के निस्तारण के लिये अनुज्ञप्ति 
अनुज्ञप्ति सं . 

फीस --- -- -- - - - ----- रु . 
पैट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबन्धों और तद्धीन विरचित नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन 
रहते हुए , 

- ---- --- ------ के अभिकर्ता ब्यौहारी को अनुज्ञप्ति दी जाती है । 
- ( तेल कंपनी का नाम ) 
अनुज्ञप्ति 31 दिसम्बर , 19 ----- - -- तक प्रवृत्त रहेगी । 


- 


२ 


. क .. 


. 


... 


: 


1 


- 


- -- 


तारीख 


विस्फोटक नियंत्रक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC. 3(i)] 


.. . 


. 


. . . .. 


. . 


. . 
- - 


. .. . 

- -- - 


. 
- 


. 
- - - - 


. . . . . 
- manamanna - 


. 
- - - - 


. 
- 


. . .. 

-- 


-- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए 


स्थान 


यह अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम अधिनियम , 1934 के नवीकरण की तारीख समाप्ति की तारीख अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर 
उपबन्धों या तदधीन विरचित नियमों के या 

और कार्यालय मुद्रा 
- इस अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी के उल्लंघन 

के अभाव में तीन वर्ष के लिए फीस में किसी 
रियायत के बिना , नवीकरण योग्य होगी । 


यदि परिसर इससे संलग्न शर्तों के अनुरूप नहीं पाया जाता है और उन नियमों और शर्तों का कोई भी उल्लंघन किया 
भाता है जिनके अधीन यह अनुज्ञप्ति यह दी गई है तो यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और इस अनुज्ञप्ति का धारक प्रथम 
अपराध के लिए साधारण कारावास से भी , जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा 

वर्ती अपराध के लिए, साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा , या जुर्माने से , जो पांच 
हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा । 


शत 


TTE 


mer 


- 


- 


. 


. 


. 


र 


न 


। 


. . 





SA 
. 


. . 


. 





h 


Rames 


FATEHRS 

| 


. 


२ 


. 


1. अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रति हर समय टंक यान पर उपलब्ध रखी जाएगी और निरीक्षण द्वारा मांग की 

जाने पर प्रस्तुत की जाएगी । 
2. मिट्टी के तेल का निरस्तारण करने वाले टेंक यान में पेट्रोलियम नियम , 1976 के अधीन प्ररूप में विधि मान्य अन 
__ ज्ञप्ति होनी चाहिए और अनुज्ञप्ति या उसकी अधिप्रमाणित प्रति अनुज्ञप्ति यान में रखी जाएगी और किसी निरीक्षक 

द्वारा मांग की जाने पर प्रस्तुत की जाएंगी । 
3. मिट्टी के तेल से भरे हुए प्रतिदिन दो से अधिक टेंक यान, बैरलों में निस्तारण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 

नहीं लिए जाएंगे ; किसी फुटकर व्यौहारी को मिट्टी के तेल का परिदान एक दिन के केवल एक बार किया जाएगा और इस आशय 
- का अभिलेख अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखा जाएगा । 
4. 2500 लीटर से अधिक मिट्टी का तेल किसी भी एक स्थान पर कंटेनरों में निस्तारित नहीं किया जाएगा । 2500 

लीटर से अधिक मिट्टी का तेल किसी एक समय में किसी फुटकर व्यौहारी को परिदत्त नहीं किया जाएगा और इसमें 

से कुछ भी एक हजार लीटर से अधिक धारिता वाले पात्र में परिदत्त नहीं किया जाएगा । 
5. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि , कंटेनरों में मिट्टी के तेल के निस्तारण का व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षण करेगा 

और अग्नि तथा विस्फोट के विरुद्ध पर्याप्त पूर्वावधानियां बरतेगा । 
6. जहां मिट्टी के तेल का निस्तारण किया जा रहा हो उन परिसरों के निकट जन भाषा और अंग्रेजी में “ धूमपान नहीं 

का पट्टे संप्रदर्शित किया जाएगा । 
7. निस्तारण हौज मजबूत और विद्युत अप्रतिहत होना चाहिए और कन्टेनरों को भरने के लिए उसमें उपयुक्त रिड्यूसर 

लगा होगा । ऐसे रिड्यूसर में उपर्युक्त वाल्व लगा होगा जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि आपात की दशा 
में उतराई बन्द कर सके । 
8. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि टेंक यान से मिट्टी के तेल का निस्तारण करने से पूर्व 

यह सुनिश्चित करेगा कि कंटेनर च्चन रहित हों । । 
9. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कन्टेनर प्रास्फालन से भरे हुए न हों और कन्टेनर के ठीक तल तक परिदान 
- के लिए उपयोग किए जाने के लिए रिड्यूसर खुले छोर का प्रयोग हो रहा है । 
10. यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पूर्वावधानियां बरती जाएं कि स्थैतिक विद्यत चार्ज, निस्तारण संक्रियाओं के दौरान 

संचयित न हो । 


N 


TER 


. 


SA 


. 


. 


. 


A 


. 


- 


. 


. .. 


11. सूर्यास्त से सूर्योदय तक के समय में कोई निस्तारण नहीं किया जाएगा । 


. 


:: . 


. 


. 


. 


. . 


. 


" 


भाग II-- खण्ड ३(i)] 


भारत का राजपत्र असाधारण . 


- 


+ 


- 


atani 


... 


. . " 
- .... - .. . - 


. . 


-. 
- - - 


- 
- 


: 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 
- - 


. 
. 
. 


12. अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति धूमपान नहीं करेगा और निस्तारण के स्थान 

के आसपास कोई माचिस , प्रांग, प्रकाश सा पेट्रोलियम का ज्वलन कारित करने वाली वस्तुए या पदार्थ न 
हों । 


. 


TO 


. 


- 


MPm 

. 


किया . 


HA 


राधकपटकथ 


AN 


- 


- 


NE 


. 


EMC 


+ . 


f3. अन ज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण क स्थान के आसपास किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को अनुज्ञात न किया 

जाए । 
14. अनुज्ञप्तिधारी उस समय मिट्टी के तेल का निस्तारण नहीं करेगा जब उस क्षेत्र में असमान्य स्थितियां हों । 
15. मिट्टी के तेल के निस्तारण के दौरान दुकानदार द्वारा मिट्टी के तेल का विक्रय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 
16. अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रतिनिधि पैट्रोलियम नियम , 1976 के नियम 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 82 और 84 से पूर्णतः सुपरिचित होना चाहिए और ऊपर उल्लिखित नियमों का उद्धरण उस सहज दृश्य 

स्थान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहां बैरलों में निस्तारण किया जाएगा । 
17. निस्तारण संक्रिया के दौरान कम से कम दो बाल्टी सूखी रेत और दो सूखे रसायन या झागदार किस्म के अग्नि शामक 

उपलब्ध होने चाहिए । 
18.टंक यान नियमों के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति धारक के लिए कन्टेनरों में मिट्टी के तेल का निस्तारण तब तक नहीं 

करेगा जब तक कि अनुज्ञापक प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त न किया गया हो । 
19. अनुज्ञप्ति परिसर के भीतर आग या विस्फोट की किसी दुर्घटना की रिपोर्ट , जिसमें जीवन की क्षति हुई हो शारीरिक 

या संपत्ति की गंभीर क्षति हुई है, निकटतम मैजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को तथा 
मख्य विस्फोट नियंत्रक को तार से दी जाएगी ( तार का पता विस्फोटक, नागपुर ) । 


VHP 


TICh 


- 



. 


.. 





। 





T - 


. . . 


. 


.. . . 





" 


- 


. . . 


. 


. . 


. . . 


2 


- 


... 


.. 


1 


. 


[ फा . सं . 3 ( 1)/ 85 डी पी आर ई जी जी ] 

ए . वी . गोकाक, संयक्त सचिव 
पाद टिप्पण : 

मूल नियम , भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 479 ( अ ), तारीख 
30 जून, 1976 द्वारा भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3 ( ) तारीख 26 जुलाई, 1976, में 1683- 1899 पृष्ठ पर प्रकाशित 
किए गए थे और तश्चात उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया : --- 

(i ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 834, तारीख: 25 जुलाई, 1980 जो भारत के राजपत्रा, भाग 2, खंड 3 (i ) 

- पृष्ठ 1798- 1800 पर प्रकाशित की गई थी । . 
(ii ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि , 493 तारीख , 6 मई , 1981 जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 ( i ) 

पृष्ठ 1183- 1184 पर प्रकाशित की गई थी । 
( iii ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 756, तारीख 28 जुलाई, 1981 जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 (1 ) 

पृष्ठ 1861- 1862 पर प्रकाशित की गई थी । 
(iv ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 757, तारीख 29 जुलाई, 1981 जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3 (i ) 

पृष्ठ 1862 पर प्रकाशित की गई थी । 
( v ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 884, तारीख 15 सितम्बर, 1981 जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3 ( i ) 

पष्ठ 2138- 2140 पर प्रकाशित की गई थी । 
( vi ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 314, तारीख 16 मार्च, 1982 जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3( i ) 

पृष्ठ 746 पर प्रकाशित की गई थी । 
( vii ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 660, तारीख 15 जुलाई, 1982 जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3( i ) 

पृष्ठ 19 10 - 19 11 पर प्रकाशित की गई थी । 
( viii ) सरकारी अधिसूचना सं . सा . का . नि . 661, तारीख, 16 जुलाई, 1982 जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3 (1 ) 

पष्ठ 19 11 पर प्रकाशित का गई थी । 
( ix ) सरकारा आधसूचना स . सा . का . न . 726 ( अ ), ताराख . 3 सितम्बर, 1985 जो भारत के राजपत्र, भाग 2, 

खंड 3(i ) में प्रकाशित की गई थी । 


. 


. . 


1 


A 
. 
CN 


. . 


., 


. 


. 


ए 


C 


. . 


प 


. 


. 


. 


। आ 


4 


. 19 


~ 


. 


. 


m 


Mos 


MR 


जलाई . .10 


जश 


130 - 


. 


. 


. . . 


. 


:: 


. 


HT 
: 


" 


R 


. . . . . 


- ताराख . 


सतम्बर 1 


PRIEWS 
11 HIC 

. . . 


HUT 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


MACHAL 


SH - 


रा 


। 


क 


थ 


6 


r 


. 


. 11 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


. 


[ PART IL - Sec . 36 ) ] 


. 


7 
AR 


. . 


I 


ve 


* 


. 
AL 


MINISTRY OF INDUSTRY 


( Department of Industrial Development ) 
New Delhi, the 30th April, 1987 

: NOTIFICATION 
: G .S. R . 460 ( E ). - - The following draft rules further to amend the Petroleum Rules, 1976 , which the Central 
Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 , sub-section (2 ) of section 5, sub- section 
(2 ) of section , 14 , section 21, section 22 and sub -section ( 1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), are 
hereby published as required by sub -section (2 ) of section 29 of the said Act, for the information of all persons likely 
to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration (on or after the 
expiry of forty -five days from the date), this notification is made available to the public . 


Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the 
date so specified will be taken into consideration by the Central Government. 
1 . These rules may be called the Petroleum ( minnanomenadionim Amendment) Rules, 1987. 


2 . 


In sub -rule (4) of rule 3 of the Petroleum Rules , 1976 (hereinafter referred to as the said rules ), after the words 
" Defence Forces of Union " , the follwoing words shall be added , namely :- - 
" and to the delivery or despatch of kerosene (Petroleum Class B ) to the person holding licence in Form XVI 
for decantation into containers from tank vehicle : 


Provided that, the person despatching the kerósene has satisfied himself that prior arrangements have been : 
made by the person to whom the kerosene is despatched for immediate disposal into containers in lots of 2500 
litres or less ” . 


3. In sub -rule (2 ) of rule . 143. of the said rules, after the word and figure “ Form VIII” , the following words shall 

be added and to decant kerosene (Petroleum Class B ) from machanically propelled vehicles in containers 

shall be in Form VIII -A ” . 
4. In sub -rule (1) of rule 144 of the said rules , for the words and figures " Form III or IX ” , the words and figures 

" Form III, IX or XV ” shall be substituted . 


5 . In sub -rule (2 ) of rule 145 of the said rules, the following words shall be added at the end " excepting in the 

case of licence in Form XVI” 
6 . In sub -rule (3) (i) of rule 148 of the said rules 

(i) for the words " by road and " , the words " by road ” , shall be substituted ; 
(ii) the following words and figures shall be inserted at the end , namely : 

" and in Form VIII- A , if the licence is granted to decant kerosene ( Petroleum Class B ) from mechanically 

propelled vehicles in containers.” 
. 7. In sub -rule (4 ) of rule 149 of the said rules, after the words and figure " Form VIII” , the words or Form VIII-A 

as the case may be” shall be inserted . 
8 . In the First Schedule to the said rules, after article 7 (a ) and the entries relating thereto, the following shall be 

inserted , namely 


. 


: 


. 


“ 7 (b ) 


XVI , 
: : 


To decant kerosene ( Petroleum Class B ) 
from mechanically propelled vehicles in 
containers 


Controller of 
Explosives : 


. 


Rs. 100 /- for every 
calendar year of 
part thereof” . 


www 


. 


- 


- 


- 


9. In the second Sechedule,--- 

(1) after From VIII, the following shall be inserted , namely :-- . .. 


[ TTT II- -T83 ( ) ] 


17791 Tone : # TTETTU 


. 


. 


.. 


. 


. 


. . . 


.. 


. . 


. .. 


" Form VIII - A 

(See rules 143, 148 and-149 ) 
Application for the grant/amendment/ renewal of a licence to decant kerosene ( Petroleum Class B ) from mechani 
cally propelled vehicles in containers . 


mirates 


wit 


h 


2 ) 


Replies to be given in this column 
1. Applicant s name: 
* Applicant s calling 

Applicant s full postal address : 
2 : Particulars of the vehicle in which kerosene (Petroleum Class B ) 

is to be transported : 
1. Registration No. 
2 . Licence No. under the Petroleum Rules, 1976 
3. Validity of the licence 

4 . Name and address of the licenses. 
3. Area of operation for which licence is required : 

State : 
Diſtrict City /Town Village 

Street/Road /Police Station 
: . 4 . Location of premises where kerosene container is to be stored : : 

Municipal Corporation /Panchayat No . 

Name and address of the occupant. 
: 5. Has the applicant been appointed agent/dealer of oil company. 
. . If yes, please give name of the Oil company and reference No. and 

date of appointment. 

I hereby declare that the particulars have been checked up by me and are true and I undertake to abide by the 
terms and contitions of the licence which will be granted to me. 

Signature of the applicant 
Date of application : : 
Note : 1. When the application is made on behalf of the company and the name of the Manager or Agent should 

be given and the application should be signed by him . Every change in the name of Manager or 

Agent shall be forthwith intimated to and his specimen signature filled with the licensing authority. ; . . 
2 . Application shall be made in respect of not more than two areas of operation and decantation of 

kerosene will be done in due area to a time” . 
(ii) after Form XV, the following shall be inserted, namely : 

" Form XVI 

( See article 7(b) of First Schedule) 
LICENCE TO DECANT KEROSENE (PETROLEUM CLASS B ) 

FROM MECHANICALLY PROPELLED VEHICLE IN CONTAINERS 
Licence No. 

Fee Rs. 
Licence is hereby granted to consci . . . .. . Agent/Dealer of 
to deliver kerosene ( Petroleum Class B ) from tank vehicle into containers subject to the provisions of the Petroleum : 
Act, 1934 , and the rules made thereunder and to the further conditions of the licence 
The licence will remain in force till 31st day of December, 19 . . . . . 

The area of operation of the tank vehicle is (1) . . . . . . . .. . (2) .. ... . 
THE . . . . . . . 190 

CONTROLLER OF EXPLOSIVES 


T 


V 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


· [PART IL - SEC . 301 


. 


. 


. 


- 


+ 


. 


A 


J 


. 


S . 


, 


. 


W 


C 


. ME 


SPACE FOR ENDORSEMENT RENEWALS 


عما 
يعقب 


. ... 


Date of Date of 
renewal expiry 


This licence shall be renewable hout any 
concession in fee for three years in the 
absence of any contravention of any 
provision of the Petroleum Act, 1934 , or the 
rules framed thereunder or any of the 
conditions of this licence 


Signature any office 
stamp of the licen s. .. 
ing authority 


This licence is liable to be cancelled if the premises are not found conforming to the conditions attached 
hereto and contraventions of any of the rules and conditions under which this licence is granted and the holder of 
this licence is also punishable for the first offence with simple imprisonment which may extend to one month or with 
fine which may extend to one thousand rupees of with both and for subsequent offence with simple imprisonment 
which may extend to three months, or fine which may extend to five thousand rupees or with both . 


- 


LUI VLNVIVO 


CONDITIONS 
1. The licence or its authenticated copy shall at all times be kept available on the tank vehicle and produced on 

demand by an Inspector. 
2 . The tank vehicle decanting kerosene shall have a valid licence in form IX under the Petroleum Rules, 1976 , 

and the licence or its authenticated copy shall be kept in the licensed vehicle and produced on demand by an 

Inspector. 
3 . Not more than two tank vehicle load of kerosene per day will be taken by the licensee for the purpose of de 

canting into barrels , delivery of kerosene to a retail dealer will be given only once during a day and record to 

this effect will be maintained by the licensee. 
4 . Not more than 2500 litres of kerosene shall be decanted into containers at any one place. Not more than 2500 

litres of kerosene will be delivered to a retail dealer at any one time and none of it will be delivered in a recep 

tacle exceeding one thousand litres capacity . 
5: · The licensee or his authorised representative shall personally supervise the decanting of kerosene into containers 

: and take all adequate precautions against fire and explosion . 
6. "No smoking boards in vernacular and English shall be displayed near the premise s where kerosene is being 
i decante. 
7. The decanting hose should be sound , and electrically continuous and shall be provided with suitable reducer 

for filling containers. Such reducer shall have suitable valve so as to enable the licensed or his representative 

to stop unloading in case of emergency . 
8 . The licensee or his authorised representative shall ensure before decanting kerosene from the tank vehicle that 

the containers are non -leaky. 
9 . The licensee shall ensure that the containers are not splash filled and the reducer has its open and used for deli 

very right upto the bottom of the container 
10 . All precautions to ensure that static electric charge does not accumulate during decanting operations shall be 

taken 
11 . No decanting will be carried out from the hours of sunset to sunrise." 


- 


12. The licensee should ensure that no person shall smoke and there is no matches , fires , lights or articles or sub 

stances capable of causing ignition of petroleum in the vicinity of the place of decantation . 
13 . The Licensee shall ensure that no unauthorised person is permitted in the vicinity of the place of decantation . 
14 . The licensee shall not decant kerosene at a time when abnormal conditions prevail in that area . 
15 . No sale of kerosene by the shop -keeper will be permitted during decantation of kersoene . 


[ATT II---EYE 3 (i)] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


16 . The licensee or his representative should be fully conversant with rules 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79, 80 , 82 

and 84 of the Petroleum Rules , 1976 and an extract of the above mentioned rules should be prominently 

displayed at conspicuous place where the decanting into barrels will be done . 
17. At least two buckets of dry sand and two dry chemicai or foam type fire extinguishers should be kept available 

during decanting operation . 
18. The tank vehicle shall not decant kerosene into containers to any license holder under the rules unless specific 

approval is obtained from the licensing authority . 


19 . Any accident, fire or explosion within the licensed premises which is attended with ioss of life or serious injury 

to person or property shall be immediately reported to the nearest Magistrate or to the Officer - in -charge of the 
nearest police station and by telegram to the Chief Controller of Explosive (telegraphic address : EXPLOSIVES 
NAGPUR )." 


... [ File No. 3( 1) /85 - DPR / EGG ). 

A . K . GOKAK , Jt. Secy. 


Foot Note :- The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3 (i), dated 26th July, 1976 

at pages 1683 – 1899 yide Government notification , Ministry of Industry and Civil Supplies , No. GSR 

479( E ), dated 30th June , 1976 and was subsequently amended by, 
(i) Government notification , No. GSR 834 dt. 25th July , 1980 published in Gazette of India , Part- II Section 

3(i) at pages 1798 - 1800 . 
( ii ) Government notification , No. GSR 493 dt. 6th May , 1981 published in Gazette of India , Part II, Section 

( 3 (i) at pages 1183- 1184. 
( iii) Government notification , No. GSR 756 dt . 28th July , 1981 published in Gazette of India, Part II , Section 

3(i) at pages 1861- 1862 . 
(iv) Government notification , No. GSR 757 dt. 29th July, 1981 published in Gazette of India , Part II, Section 

3 (i) at pages 1862 . 
(v ) Government notification , No. GSR 884 dt. 15th September, 1981 published in Gazette of India , Part II, 

Section 3(i) at pages 2138 -- 2140 . . 
. (vi) Government notification , No. GSR 315 dt. 16th March , 1982 published in Gazette of India , Part II, 

Section 3 (i) at page 746 . 
(vii) Government notification , No. GSR 660 dt. 15th July , 1982 published in Gazette of India, Part II, Section 

3(i) at pages 1910 - 1911 . 
( viii ) Government notification , No. GSR 661 dt. 16th July , 1982 published in Gazette of India , Part II, Section 

3 (i) at page 1911. 
(ix ) Government notification, No. GSR 726 (E ) dt. 3rd Sept., 1985 published in Gazette of India , Part II, 

Section 3(i). 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT, OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1987 


